पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 640 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2022---कार्तिक 11, शक 1944 


पशुधन विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2022 
अधिसूचना 
क्रमांक एफ 8-92 / 35 / 2005 /2022— छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन्‌ 2004) 
की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 
2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌- 
संशोधन 


उक्त नियमों में,- 


नियम 11 के उप-नियम (11) के खण्ड (Sk) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड जोडा जाये, अर्थात्‌ :- 


“(बीस) नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी (एन.जी.जी.बी) योजना हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 
1994) के अंतर्गत गठित ग्राम गौठान समिति को राशि प्रदाय करने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 
के माध्यम से प्रति गौठान, प्रति माह, राशि रूपये 10,000 /-(रूपये दस हजार मात्र), छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड से 
प्राप्त सहायता राशि से उपलब्ध कराया जायेगा |" 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


Atal Nagar, the 30th September 2022 
NOTIFICATION 


No.F. 8-92/35/2005/2022.— In exercise of the powers conferred by Section 23 of 
the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No.23 of 2004), the state Government, 


1279 


1280 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2022 


hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 
2005, namely :- 


AMENDMENT 


In the said rules,- 
After Clause (xix) of Sub-rule (11) of rule 11, the following clause shall be added, namely:- 


" (xx) For Narwa, Garuwa, Ghuruwa and Badi (N.G.G.B.) Scheme, the amount of Rs. 10,000/- (Rs. 
Ten Thousand only) per Gouthan, per month shall be made available by the Aid received from the Chhattisgarh 
State Agriculture Marketing Mandi Board through the Chief Executive Officer of the concerned District, Zila 
Panchayat, to be paid on amount to village Gauthan committee constituted under the Chhattisgarh Panchayat 
Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)" 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
KAMALPREET SINGH, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


